निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


___ 3 श्रावण 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 708 ) पटना , बुधवार , 25 जुलाई 2018 


गृह विभाग 
(विशेष शाखा) 


अधिसूचना 

23 जुलाई 2018 
सं० एल / एच०जी० - 16 - 03 / 2018– 6764 — भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल एतद्द्वारा बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा नियमावली, 2005 ( समय - समय 
पर यथा संशोधित ) का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं : 

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ । 
(1 ) यह नियमावली बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा (संशोधन ) नियमावली, 2018 कही जा सकेगी । 
( 2 ) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा । 

यह तुरत प्रवृत्त होगी । 
2. उक्त नियमावली, 2005 के नियम - 2 के उपनियम -(ढ) के बाद उपनियम ( ण ) निम्नलिखित रूप में जोड़ा 
जायेगा: 
2 ( ण ) “ दैनिक वेतन भोगी खिलाड़ी सहित " से अभिप्रेत है " दैनिक कर्त्तव्य भत्ता भोगी 

खिलाड़ी सहित " 
3. उक्त नियमावली, 2005 के नियम - 4 में उप नियम ( 4 ) निम्नलिखित रूप में जोड़ा जायेगा : 

का उप नियम ( 4) - नियम 4 के उप नियम ( 2 ) के खंड - 2) द्वारा समूह – घ के पद पर 
नियुक्ति हेतु 50 प्रतिशत पद गृह रक्षकों ( दैनिक कर्त्तव्य भत्ता भोगी खिलाड़ी सहित ) के 
लिए कर्णांकित किये जाने का प्रावधान है । उक्त पद पर नियुक्ति के लिए निम्नलिखित 
अर्हताएँ निर्धारित की जाती हैं : 

बिहार गृह रक्षा वाहिनी संगठन में कम से कम 5 वर्षों की सेवा / ड्यूटी दे 
चुके हों । 
उक्त पदों के लिए शैक्षणिक एवं पद के अनुरूप अन्य अर्हताएँ धारित करते हों ; 
जिस तिथि को नियुक्ति के संदर्भ में विचार किया जायेगा , उस तिथि को बिहार 
गृह रक्षा वाहिनी संगठन में कम से कम 10 वर्षों की सेवा शेष रहनी चाहिए । 


( क ) 


( ग) 


बिहार गजट ( असाधारण), 25 जुलाई 2018 


( घ ) 50 प्रतिशत कोटा के भीतर सर्वप्रथम, उपलब्ध गृह रक्षकों ( दैनिक कर्तव्य भत्ता 

भोगी खिलाड़ी सहित ) को One Time Measure के तहत नियुक्त करने के 

पश्चात ही शेष उपलब्ध पदों के विरूद्ध नियुक्ति की कार्रवाई की जायेगी । 
खिलाड़ियों के रूप में बिहार गृह रक्षा वाहिनी के सभी गृह रक्षकों (बिहटा / भागलपुर के विशेषगण 
सहित ) का खिलाड़ी होने के कारण राज्य स्तरीय टीम के सदस्य के रूप में विभिन्न प्रतियोगिताओं में पूर्व 
में भाग लिया जाना विचारण हेतु पर्याप्त मानदंड होगा और चयन की प्रक्रिया एवं अर्हत्ता वही होगी, जो 
गृह रक्षकों के लिए निर्धारित है । " 

4. उक्त नियमावली, के नियम 4 के उप नियम (1) की तालिका के क्रमांक - 3 के कॉलम - 3 की प्रविष्टियाँ 
निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा: 

" 25 प्रतिशत प्रोन्नति एवं 75 प्रतिशत सीधी नियुक्ति । " 

5. उक्त नियमावली, 2005 के नियम - 8 के उप नियम (1 ) का खंड (i) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित 
किया जाएगा: 
___ " (i ) - संवर्गीय बल के 75 प्रतिशत पद सीधी नियुक्ति से एवं शेष 25 प्रतिशत पद निरीक्षक से 

प्रोन्नति द्वारा भरे जाएगे । " 
6. उक्त नियमावली, 2005 के नियम 10 का उप नियम (iv ) एवं (v ) क्रमशः निम्नलिखित द्वारा 
प्रतिस्थापित किये जाएंगे: 
"(iv ) इन पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए अर्हता, सेवा शर्ते आदि वहीं होगी, जो बिहार पुलिस 

बल में कार्यालय परिचारी / परिचारी (विशिष्ट ) के संगत पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए 
निर्धारित है । " 
गृह रक्षक ( दैनिक कर्तव्य भत्ता भोगी खिलाड़ी सहित ) के लिए समूह घ के 50 प्रतिशत 
आरक्षित पदों को महासमादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, मुख्यालय, पटना द्वारा , समादेष्टा, 
बिहार गृह रक्षा वाहिनी , मुख्यालय, पटना की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा पर , 
भरा जाएगा , जिसमें बिहार गृह रक्षा वाहिनी के वरीयतम प्रमंडलीय समादेष्टा एवं 
अनुसूचित जाति / जनजाति के एक अन्य प्रमंडलीय समादेष्टा सदस्य होंगे । इन पदों पर 
सीधी नियुक्ति के लिए अर्हता, सेवाशर्त आदि वही होंगी, जो बिहार पुलिस बल मे समूह 
घ के संगत पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए निर्धारित हैं । " 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

विमलेश कुमार झा , 

सरकार के अपर सचिव । 
The 23th July 2018 
No.L /H .G .- 16 -03/ 2018 - 6764 / In exercise of powers conferred under the proviso to the 
Article - 309 of the Constitution of India , the Governor of Bihar is hereby pleased to make the 
following Rules to amend the Bihar Home Guard Service Rules - 2005 (As amended from time to 
time ): 

1 . Short title, extent and commencement. 
( 1) These rules may be called the Bihar Home Guards Service (Amendment) 

Rules , 2018 . 

It shall extend to the whole of the State of Bihar . 
( 3 ) It shall come into force at once . 

2. Following shall be added as Sub- Rule- ( n) of Rule- 2 after sub - rule-( m ) of the said 
Rules, 2005 . 

The Word " Including daily wages employees, sportsman " means " Including 

daily duty allowances paid , sportsman " 
3 . Following shall be added as Sub Rule (4 ) of Rule - 4 in the said Rules, 2005 : 

Sub -Rule -4 of Rule - 4 - In sub -rule -( 2) of Rule -4 , it is provided that for appointment 
in Group- D , 50 % of posts shall be earmarked for Home Guard ( "Including daily 
duty allowances paid , sportsman " ) . The following shall be the requisite 
qualifications for appointment on these posts : 
Those having served /worked for at least 5 years in the Bihar Home Guards 

Organization ; 
( b ) 

Shall have such Educational and other qualifications as prescribed for those post ; 
They must have at least 10 years of service remaining on the date , when their 
appointment is to be considered . 


( a ) 


ER ET ( 3TVITERU ), 25 JGIS 2018 


(d ) At first, as one time measure, appointment on 50 % posts, earmarked for Home 

Guard ( Including daily duty allowances paid , sportsman ) shall be done , there 

after appointment process for remaining posts shall be done . 
Participation as a player in the state level team (including Special Batalian of 
Bihta / Bhagalpur ) in different competition shall be sufficient criterion for consideration and the 
qualifications and procedure of selection shall be same as specified for the Home Guards." 

4 . Entries in column no. 3 at S .N . 3 of the table of Sub rule ( 1) of Rule - 4 of the said 
Rules, 2005 shall be substituted by the following: 

" 25 % promotion and 75 % direct recruitment" 

4 . Clause-(i) of Sub Rule ( 1) of Rule- 8 of the said Rules, 2005 shall be substituted by 
the following: 
“ (i) 75 % posts of cadre strength shall be filled up by direct recruitment and rest 25 % 

posts shall be filled up by promotion from Inspector." 
5 . Sub Rule ( iv ) and (v ) of Rule - 10 of The said Rules - 2005 shall be substituted by the 
following respectively : 
" (iv ) - The eligibility , service conditions etc . for these posts shall be same as prescribed 

for direct recruitment in related post of Office Attendant/ Attendant (Special) in the 

Bihar Police Force." 
" ( v ) 

50 % reserved posts of the Group D for Home Guards (Including daily duty 
allowances paid , sportsman ) shall be filled up on the recommendation of the 
committee constituted by the Director General of Home Guards Services of Bihar, 
under the chairmanship of the Commandant, Bihar Home Guards Headquarter, 
Patna , which shall consist of the Senior most Divisional Commandant and a 
representative of Scheduled Caste/Scheduled Tribe as members from the Bihar 
Home Guard Services. The eligibility criteria , service conditions etc . for these posts 
shall be same as prescribed for direct recruitment in related Group - D posts in the 
Bihar Police Force." 

By the order of Governor of Bihar , 

BIMLESH KUMAR JHA, 
Additional Secretary to Government. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER TOT ( 3RITERUT ) 708 - 571 + 10 - stochouten 

Website : http ://egazette.bih .nic. in 


